निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 वैशाख 1941 ( श ) 
( संo पटना 587 ) पटना , सोमवार , 29 अप्रील 2019 


पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

____ 18 अप्रील 2019 

बिहार वन सेवा (संशोधन ) नियमावली - 2019 
सं० बि०व०से० (स्था०) - 66 / 2005 - 1284 / प०व० - - भारत - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल , बिहार वन सेवा नियमावली , 2013 का संशोधन करने हेतु 
निम्नलिखित नियमावली बनाते है : 

___ 1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ - (1) यह नियमावली बिहार वन सेवा ( संशोधन ) नियमावली, 2019 कही 
जा सकेगी । 

(2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

( 3) यह नियमावली सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या -7433, दिनांक 05.06.2018 के प्रवृत होने की 
तिथि अर्थात दिनांक 05 .06.2018 के प्रभाव से प्रवृत होगी । 

2. बिहार वन सेवा नियमावली, 2013 के नियम - 27 का प्रतिस्थापन ।- उक्त नियमावली, 2013 के नियम - 27 
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा: 

" 27. सेवा के सदस्य उप वन संरक्षक एवं पदसोपान के अनुरूप अन्य उच्चतर पदों पर पदों की रिक्ति जिस 
पर प्रोन्नति दी जानी हो , की उपलब्धता के अनुसार नियम - 26 के अधीन प्रोन्नति के पात्र होंगे । उप वन संरक्षक , वरीय 
उप वन संरक्षक एवं वन संरक्षक के पदों पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि क्रमशः 5 वर्ष, 10 वर्ष एवं 17 वर्ष के 
साथ - साथ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या - 7433, दिनांक 05 .06. 2018 के आलोक में जिस पद 
से प्रोन्नति दी जानी हो उस पर न्यूनतम 1 वर्ष की सेवा होनी चाहिए । " । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दीपक कुमार सिंह, 

सरकार के प्रधान सचिव । 
The 18th April 2019 
Bihar Forest Service (Amendment) Rules, 2019 
No . B . F .S . (Esst.)66 /05 - 1284 / E . F .- -- In exercise of the powers conferred by proviso 
to Article - 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to make the 
following Rules to amend the Bihar Forest Service Rules , 2013 : 


FER TOC ( TATETU ) , 29 374018 


2019 


1. Short title , extent and commencement – ( 1 ) These Rules may be called the 
Bihar Forest Service (Amendment) Rules, 2019 . 

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 

(3 ) These Rules shall come into force with effect from dated 05 .06 .2018 by 
resolution -7433 dated 05 . 06 . 2018 of General Administration Department. 

2. Subsititution of Rule - 27 of the Bihar Forest Service Rules, 2013 - Rule -27 of 
the said Rules, 2013 shall be substituted by the following : 

“ 27 . Member of the service shall be eligible for promotion to the post of Deputy 
Conservator of Forests and to the next higher posts as par the hierarchy of posts under Rule 
26 as per the availability of vacant posts to which promotion is to be granted . The minimum 
length of service for promotion to the posts of Deputy Conservator of Forests, Senior 
Deputy Conservator of Forests and Conservator of Forest shall be 5 years, 10 years and 17 
years respectively along with minimum 1 year of service on the post from which the 
promotion is to be granted vide General Administration Department, Bihar, Patna resolution 
No. 7433 dated 05 . 06 . 2018 .” 

By the order of the Governor of Bihar, 

Dipak Kumar Singh , 
Principal Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
faer 161€ (EHTETUT) 587 – 571 + 10 hooftoi 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


